रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004 /99 


. 
. 


TA 


. 
. 
. 
. 
. 


SHG 


. 
. 


-.. 


- 


L 


- 


MA 


म 


सनगमबजान 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1583 ] 
No. 1583 ] 


नई दिल्ली , शुक्रवार , जून 24 , 2016 / आषाढ़ 3 , 1938 
NEW DELHI, FRIDAY , JUNE 24 , 2016 / ASHADHA 3 , 1938 


रेल मंत्रालय 
(रेलवे बोर्ड) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 24 जून , 2016 


का . आ . 2202( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम , 1989 (1989 का 24 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी , भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , खंड 3, उपखंड ( ii ) में 
तारीख 29 जनवरी , 2016 में प्रकाशित , भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का . आ . 289( अ), 
तारीख 29 जनवरी , 2016 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में 
विशेष रेल परियोजना, अर्थात् , ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन , के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की 
थी । 

और, उक्त अधिसूचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा ( 4 ) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों , 
अर्थात् दैनिक जागरण तारीख 13 फरवरी , 2016 और अमर उजाला 13 फरवरी, 2016 में प्रकाशित किया गया था । हितबद्ध 
व्यक्तियों द्वारा उक्त अधिसूचना के प्रकाशन तिथि से एक माह के अर्न्तगत आपत्तियों की मांग की गई थी । 

और, जब कि उक्त अधूिसचना के संबंध में सक्षम प्राधिकारी कार्यालय अपरजिलाधिकारी ( भूमि अर्जन ), आगरा , उत्तर 
प्रदेश में कोई आक्षेप प्राप्त नही किया गया है . 

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1 ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट सौप दी है; 

अतः, अब , केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा 
( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन 
के लिए अर्जित की जाएगी ; 

और इसके अतिरिक्त, यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (2 ) के अनुसरण में यह 
घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से 
मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी । 


3187GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii )] 


भूमि 


भूमि 


अनुसूची 
उत्तर प्रदेश राज्य में जिला आगरा में प्रस्तावित विशेष रेलवे परियोजना, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर के लिये अर्जित की जाने 

वाली भूमि की संरचना सहित या उसके रहित सक्षिप्त विवरण । 
जिला का नामः आगरा , तहसील का नामः एत्मादपुर 
ग्राम का 

भूमि का 

गाटा 
का । की क्षेत्रफल 

भू - स्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 
नाम 

संख्या 
प्रकार 

( हे0 में ) 
2 

5 | 6 

चन्द्रपालसिंह पुत्र पदम सिंह , श्रीमती रामश्री पत्नी रामबाबू, श्रीमती किशनप्यारी पत्नी 
होतीलाल , प्रेमपाल सिंह, जुगेन्द्र सिंह, कालीचरन , रूकमपाल सिंह, महीपाल सिंह, रनवीर 

सिंह पुत्रगण होतीलाल, रक्षिपाल पुत्र रामलाल, अशर्फीलाल पुत्र गनेशीलाल, हेमवती पत्नी 
निजी | कृषि | 78 0.1150 

जगदीश, शिवदास , रामदास, कालीचरन, प्रेमपाल, बनीसिंह पुत्रगण रामबाबू, रामश्री पत्नी 
रामबाबू, गंगादेवी पत्नी सुन्दर सिंह, बन्द्री प्रसाद पुत्र छत्रपाल, भूदेवी पत्नी बद्रीप्रसाद, 

रघुवीर सिंह पुत्र सुन्दर सिंह, मलखान सिंह पुत्र शेरसिंह 
मितावली 

राकेश कुमार, भूरीसिंह पुत्रगण जीवाराम, व श्रीमती रामकलीदेवी पत्नी जीवाराम , भूप सिंह 
निजी । कृषि - 163 | 0. 0952 

पुत्र उमराव सिंह, कलावती पत्नी कंचन सिंह, रामबाबू पुत्र किशनलाल, मुन्नीदेवी पत्नी 
भूपसिंह, उर्मिलादेवी पत्नी राजकुमार, फतेसिंह, किरोरीलाल , रामप्रकाश , भूरीसिंह, पुत्रगण 
फूलसिंह, श्रीमती रामदुलारी पत्नी बदनसिंह 

बंगालीबाबू उर्फ रामबाबू व राजनलाल पुत्रगण केशवदेव , राकेश कुमार, मदनगोपाल , सतीश 
निजी । कृषि | 532 | 0.0910 

कुमार पुत्रगण बंगाली बाबू उर्फ रामबाबू 
निजी । कृषि | 647 | 0. 1085 | श्यामबाबू, राजकुमार, सत्यप्रकाश ,भूरीसिंह, बंगालीबाबू पुत्रगण मुरलीधर 

विजेन्द सिंह पुत्र निरोत्तम सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, जितेन्द्र सिंह, सत्येन्द्र सिंह , शिवकुमार पुत्रगण 
सुरहरा 

निजी कृषि । 457 | 0.0860 
मुस्तकिल 

नत्थीलाल , जयदेवी पत्नी नत्थीलाल , तारासिंह, रामनेरश, रामनिवास पु.गण कप्तान सिंह , 

| लक्ष्मीनरायन पुत्र हुकमसिंह 
रसूलपुर निजी 

कृषि | 

128 | 0. 2800 किशनसिंह पुत्र सुम्मेर सिंह व उमराव सिंह पुत्र सुम्मेर सिंह 
निजी | कृषि | 281 | 0 .1450 | निरंजन सिंह पुत्र सुखराम 

| निजी । कृषि | 285 | 0 .1600 | रोशनसिंह पुत्र लाखनसिंह 
विरूनी 
निजी 

294 | 0 . 0080 देवेन्द्र सिंह, यागेन्द्र सिंह, धर्मेन्द्र सिंह पुत्रगण रोशनलाल 
निजी 350 | 0 .0200 | 

| धीरेन्द्रपाल सिंह, हरेन्दपाल सिंह, राघवेन्द्रपाल सिंह, माधवेन्द्रपाल सिंह पुत्रगण जयसिंहपाल 
| रामचन्द्र पुत्र गुलाब सिंह, भीकम सिंह पुत्र अनवर सिंह, ज्वाला प्रसाद पुत्र भगवान सिंह, 

श्रीमती उषादेवी पत्नी वासदेव , मुल्तान सिंह, दिगम्बर सिंह, सतीशचन्द्र, रामपाल पुत्रगण 
निजी कृषि - 27 | 0.0080 सरवन सिंह व मोहनीदेवी पत्नी सरवन सिंह, अजन्ट सिंह, बंगाली, बनी सिंह, पुत्रगण , 

सोवरन सिंह, सुम्मेर सिंह पुत्र टीकाराम, सूरजपाल पुत्र श्रीराम , संजय कुमार पुत्र श्यौ प्रसाद, 
जामपुर 

श्रीमती रामबेटी पत्नी स्व० श्यौ प्रसाद 

अनुज कुमार, अतुल कुमार, डिम्पी कुमार पुत्रगण रामपाल सिंह, श्रीमती मनोरमादेवी पत्नी 
निजी । कृषि | 28 0. 1550 स्व० रामपाल सिंह , कु0 रेखा पुत्री स्व0 रामपाल सिंह , शिव औतार पुत्र बलवीर सिंह, श्रीमती 

रेशमादेवी पत्नी स्व0 बलवीर सिंह 

सत्यप्रकाश, राज पकाश, जयप्रकाश पुत्रगण रघ्रवीर सिंह, सतीश यादव व यश कुमार, नाबा0 
निजी कृषि - 119 | 0.2000 उम्र 17 वर्ष सरं श्रीमती रामकली मॉ स्वयं पुत्रगण सूरजपाल व रामकली व ज्ञानदेवी पत्नियाँ 

सूरजपाल , बेबीदेवी पत्नी सुरेशचन्द्र, बाबूलाल पुत्र सालिगराम 

[ फा . सं. 2013 / एलएमएल / 12 / 7 / ईस्टर्न कॉरिडोर / 762 ] 

अचल जैन, कार्यकारी निदेशक ( भूमि एवं सुविधाएं – 1 ) 


3 


| 


कृषि 


कृषि 


MINISTRY OF RAILWAYS 


(Railway Board ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th June , 2016 
S . O . 2202 ( E ). - Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways 
(Railway Board ), No. 289 (E ), dated the 29 January , 2016 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , 
Section 3, Sub-Section ( ii), dated the 29 January, 2016 an issued under sub- section( 1 ) of section 20A of the Railway Act, 
1989 (24 of 1989 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the 
land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution , maintenance , management and operation of 
the Special Railway Project, namely , Eastern Dedicated Freight Corridor, in the district of Agra in the State of Uttar 
Pradesh. 


[ 411 II - 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


And whereas, the substance of the said notification was published in Hindi Newspaper of Dainik Jagran and 
Amar Ujala , both dated the 13 February, 2016 under sub - section (4 ) of section 20A of the said Act . and Objections were 
asked from the interested persons within thirty days from the date of Publication of Notification . 


And whereas , no objection has been received by the competent authority Office Additional District Magistrate 
(land Acquisition ), Agra, Uttar Pradesh . 


And whereas, in pursuance of sub - section ( 1) of section 20E of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 


Now , therefore , upon receipt of the report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the 
Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further, in pursuance of sub -section ( 2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the Schedule annexed hereto 
shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances. 


SCHEDUE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure, for the Special Railways Project, namely, 

Eastern Dedicted Freight Corridor in the State of Utter Pradesh . 


S .No. 


Name of 
Village 


Tapye 

of 
Land 

3 


Nature of 

Land 


Gata 
Number 


Area 
in Hect . 


Name of Land Losser /Persons 


4 


5 


Private 


Agriculture 


78 


0 .1150 


Mitawali 


Private 


Agriculture 


163 


0 .0952 


Chandrpal Singh S /o Padam Singh , SmtRam Shree 
W /o Rambabu , Smt Kishanpyari w /o Hotilal, 
Prempal Singh , Jugendra Singh , Kali Charan , 
Rukampal singh , Mahipal singh , Ranveersingh s/o 
Hotilal, Rachpal singh s/o Ramlal , Asrfi lal s/o 
Ganeshi lal, Hemvati w /o Jagdish , Shivdas , 
Ramdsah , Kali Charan , Prempal, Bani Singh S /o 
Ram babu , Ram Shree w /o Rambabu , Ganga devi 
w /o Sundar singh , Bandri Prasad s/o Chatrpal, Bhu 
devi w /o Badri Prasad , Raghuveer singh s/o Sundar 
Singh , Malkhan singh s/o Sher singh . 
Rakesh kumar, Bhuri singh S /o Jeevaram , Smt 
Ramkali devi w /o Jeevaram , Bhup Singh s/o 
Umrav Singh , Kalavati w /o Kanchan singh , 
Rambabu s/o Kishan lal, Munni devi wlo Bhup 
singh , urmila devi w /o Raj kumar , Fate singh , 
Kirori lal, Ram Prakash , Bhuri Singh S/o Fool 
singh , Smt Ram Dulari w /o Badan singh . 
Bangali babu Urf Rambabu , Rajanlal s/ o 
Kesay dev , Rakesh kumar, Madan Gopal, 
Sateesh kumar s/o Bangali Babu Urf Rambabu . 
Syam Babu, Rja Kumar, Satya Prakash , Bhuri 
singh , Bangali babu s/o Muralidhar. 
Vijendra singh s/o Nirottam Singh , Dharmendra 
singh , Jitendra singh , Satyendra singh , Shiv 
kumar s/o Nathi lal, Jaydevi w /o Nathilal, tara 
singh , Ram Naresh , Ram Nivash s/o Kaptan 
singh , LaxmiNaryan s/o Hukam singh . 
Kishan singh S /o Summer singh , Umrav singh 
s /o Summer singh . 
Niranjan singh s/o Shukhram . 
Roshan singh s/o Lakhan singh . 
Devendra singh , Yogendra singh , Dharmendra 
singh s /o Rosha lal. 


Private 


Agriculture 


532 


0.0910 


Private 


Agriculture 


647 


0 . 1085 


Shurera 
Mustkil 


Private 


Agriculture 


0 .0860 


3 


Rasulpur 


Private 


128 


0 . 2800 


Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 
Agriculture 


281 
285 


Private 
Private 
Private 


0 . 1450 
0 . 1600 


Biruni 


294 


0.0080 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii) ] 


Private 


Agriculture 


350 


Private 


Agriculture 


27 


5 


Jampur 


Dheerendra pal singh , Harednra pal singh , 
0.0200 Raghvendra pal singh , Madhvendra pal singh 

s/o Jai singh pal. 
Ram Chandra s /o Gulab singh , Bhikam singh 
s/o Anvar singh , Jwala Prasad s/o Bhagwan 
singh , Smt Usha devi w / o Vasdev , Multan 

singh , Digamber singh , Sateesh Chandra , 
0.0080 Rampal s/o Sarwan singh , Mohani devi w /o 

Sarvan singh , Ajant Singh , Bangali, Bani singh 
s/o Sobran singh , Summer singh s/o Tikaram , 
Surajpal s/o Shree ram , Sanjay kumar s/o Syo 
Prasad , SmtRambeti w /o late Syo Prasad . 
Anuj kumar, Atul Kumar, Dimpi kumar s/o 

Ram pal singh , Smt Manorama devi w /o late 
0 .1550 Ram pal singh , Kr. Rekha d /o Ram pal singh , 

Shiv Avtar s/o Balveer singh ,Smt Reshma devi 
w /o balveer singh . 
Satya Prakash , Raj Prakash , Jay Praksh s/o 
Raghuveer singh , Satiesh yadav, Yash Kumar 

Minoer Age 17 Years Guardion Smt Ramkali 
0 . 2000 

Mata S /o Surajpal Ramkali & Gyandevi wlo 
Surajpal. Bebidevi w / o Suresh Chandra, Babulal 
s /o Saligram . 

[ F . No. 2013/LML/ 12 /7 /Eastern Corridor/762] 
ACHAL JAIN , Executive Director (Land and Amenities – I) 


Private 


Agriculture 


Private | Agriculture 


119 


Uploaded by the Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


